निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1074) पटना , बुधवार , 18 सितम्बर 2019 

उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

17 सितम्बर 2019 
सं० ह०क०सह०( यो० / दर्जी) - 05 / 2019 – 4038 — बिहार में दर्जी आर्टिजनों के कल्याणार्थ राज्य स्तरीय दर्जी 
आर्टिजन विकास समिति का निबंधन किया जाना है । निबंधन हेतु आम सभा में सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त 
निम्नलिखित पांच दर्जी आर्टिजनों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले दो वर्षों के 
लिए मनोनीत किया जाता है : 

(i) श्री अली इमाम भारती, पिता - स्व० खलील अहमद इदरीसी, फातमा रौशन मंजिल, मजमी लेन, नून 

का चौराहा, पटना सिटी, पटना - 08 
( ii ) मो0 मुस्ताक इदरीसी, पिता - मो0 दबि इदरीसी, अली टोला वार्ड नं0 - 22 फारबिसंगंज, जिला 

अररिया 
(iii ) श्रीमती गुलशन प्रवीण, पति - सगीर आलम, पता - हैदरगंज, कड़ाह बार्ड नं0 - 10 सिलाव, नालंदा 
(iv ) श्री अमजद रजा , पिता - स्व0 नूर मोहम्मद, दरियापुर , वार्ड नं0 - 17 , फतुहाँ, पटना 
( v) लाल मोहम्मद , पिता - मो0 इदरीस , वार्ड नं0 - 21, स्टेशन रोड, अनवरपुर, हाजीपुर ( वैशाली ) 
2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार , पटना का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1074 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


